C. S. (Main) Exam : 2077 


rn (C X — 
Serial No. | \ | C-DTN-L-MBB | 


LAW 
Paper—IL 


Time Allowed : Three Hours 


INSTRUCTIONS 


Each question is printed both in Hindi and 
in English. 


Maximum Marks : 300 


Answers must be written in the medium 
specified in the Admission Certificate issued 
to you, which must be stated clearly on the 
cover of the answer-book in the space 
provided for the purpose. No marks will be 
given for the answers written in a medium 
other than that specified in the Admission 
Certificate. 

Candidates should attempt Question Nos. I and 
3 which are compulsory, and any three of the 
remaining questions selecting at least one 
question from éach Section. 

All questions carry equal marks. 


SSS .LÉÉ——— 
ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ 
पर छपा है। 


SECTION—A : 


Answer the following. (answer to each part must not 


exceed I50 words). Support your answer with legal 


provisions and case law. 5x4=60 


(a) 


(b) 


(०) 


(d) 


(a) 


“The Indian Penal Code gives protection to one 
who does an act in good.faith for the benefit of 
another.” Discuss; —" — , 


*The Indian Penal Code extends protection to acts 


done by.misfortune under certain circumstances." 


Discuss, 


"Tort is concerned with the allocation on prevention 
of losses which are bound to occur in society." 


Discuss. 


*Before a person can recover for loss which he 
suffered from another person's act, it ‘must be 
shown that his case falls within the class of 


actionable wrongs." Discuss. 


*Merely doing certain acts that would bring the 
Government established by law into hatred or 
contempt is not the decisive ingredient of Sedition.” 
Discuss. Also state the view of Law Commission 


of India about reforms on this provision. 30 


2 (Contd.) 


खंड--क 
L निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। (प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्दों 
से अधिक में नहीं होना चाहिए)। अपने उत्तर को विधिक 
उपबंधों और निर्णयजन्य विधि के द्वारा पुष्ट कीजिए। 
' 5x4-60 

(क) “भारतीय दंड संहिता ऐसे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती 

है, जो किसी अन्य के फायदे के लिए सद्भाव में कोई 
कार्य करता है।'' चर्चा. कीजिये i 

“भारतीय दंड संहिता किन्हीं विशेष परिस्थितियों के 
अधीन दुर्भाग्य से किए गए कार्यो के लिए संरक्षण का 
विस्तार करती है।”” चर्चा कीजिए। 

(ग) “अपकृत्य का सरोकार, समाज्‌..में जिम हानियों का घटित 
होना निश्चित है, उनके आबंटन या उनके निवारण से 

" है।”” चर्चा कीजिए। 

(घ) “किसी “अन्य व्यक्ति के कार्य के द्वारा हुई हानि की वसूली | 
कर सकने से. पहले यह दर्शाना आवश्यक होगा कि उस 
व्यक्ति का मामला वादयोग्य दोषों के वर्ग में पड़ता है।'' 
चर्चा कीजिए | 


“केवल किन्हीं ऐसे कार्यों का. करंना जो विधि द्वारा 
स्थापित सरकार के प्रति घृणा' या अवमान पैदा कर दें, 
राजद्रोह के लिए विनिश्चियात्मक संघटक नहीं है।'” चर्चा 
कीजिए। साथ ही इस उपबंध पर सुधारों से संबंधित 
भारतीय विधि आयोग के विचार का कथून कीजिए। 
30 


(ल). 


— 


~~ 


2. ($ 


— 


3 (Contd.) 


3. 


(b) ‘A’, with the intention of bringing “Hashish”, a 


prohibited drug in India, stealthily brought in-his 
bag a cover believing that it contains “hashish” 
while coming from Bangladesh to India. While 
trying to sell the same to ‘B’ a dispute regarding 
its price arose. B grudgingly informed the police 
who opened the bag. It was found that it was a 
harmless snuff powder and not hashish. Discuss 
the liability of A. 30 


(a) "It would be wrong to perceive nudity and sex as 


essentially obscene, indecent or immoral. Sex and 
obscenity are not always synonymous.” In the light 
of the above statement elaborate the position of 


Obscenity as an offence in India. 30 


(b) Anarmy Jawan X who was away from his home 


for the last two years, requested his senior Y for 
leave, which Y refused. Annoyed at this, X fired 
two shots at Y, one shot hitting Y beneath the 
knee of the right leg as a result of which he fell 
down. X fired another shot which hit Y at the 
upper left arm. Y died after ten days. Discuss the 
liability of X. 30 


4 (Contd.) 


(ख) भारत. में, प्रतिषिद्ध, नशीली दवां 'हशीश” 'को लाने के 
आशय A .6 बांग्लादेश से भारत आते समय अपने बैग 
में चोरी-छिप्रे, एक लिफाफा ले कर आता है, ,यह विश्वास 
करते हुए कि उस लिफाफे के अंदर, हशीश है। उस वस्तु 
को छ को बेचने की कोशिश के समय उसकी कीमत के 
संबंध में एक विवाद पैदा हो गया। 8 ने अनिच्छा से 
पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने बैग खोल लिया। पाया 
गया किं वस्तुँ एक' अहानिकर नसवार चूर्ण थीं, न कि 
'हशीश। AR दायित्व: पर चर्चा कीजिए ' 30 
“नग्नता और सैक्स कों आवश्यक रूप से अश्लील, अशिष्ट 
या अनैतिक समझ लेना गलत होगा। सैक्स और अश्लीलता 
सदैव पर्यायवाची नहीं होते हैं।'' उपरोक्त कथन के 
प्रकाश में भारत में अपराध के रूप में अश्लीलता की 
स्थिति को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए । 30 
(ख) एक थलसेना जवान X ने, जो पिछले दो asf से अपने 
घर से दूर था, अपने वरिष्ठ ४ से छुट्टी मांगी, जिसको 
Y ने इन्कार कर. दिया। इस पर नाराज होकर, 2 ने 
४ पर दो गोलियां दागी। 'एक गोली ४ की दाई टांग के 
घुटने के नीचे लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर 
पड़ा। XA एक और गोली चलाई जो Y के बाएं बाजू 
के ऊपरी भाग पर लगी। दस दिन के बाद ४ की मृत्यु 
हो गई। % की देयता पर चर्चा कीजिए। 30 


ey 


~ 


5 (Contd.) 


4. (a) “The defendant must not ofly owe-the ‘plaintiff a 


4 


(b) 


duty of care, he must be in^breach of it." In the 
light of tlie above statement examine as to how 
would the court find out as to whether there is a 
‘breach of a duty on the part of the defendant or 


not. Refer to case law. 30 
| 
“With the enactment and implementation of the 


Consumer Protection Act, 986, a new consumer 

jurisprudence has developed in India.” Elaborate. 

. 30 
SECTION—B 


Answer the following. (Answer to each part must not 


exceed 50 words). Support your answer with legal 


provisions and decided cases :— 5x4=60 


(a) 


(0) 


"Standard form contracts exist in complete 
disregard to the established principles of freedom 
of contract and equality of bargaining power of 
the parties." Elucidate. 


“There can be no contract of guarantee unless 


there is someone primarily liable." Comment, 


6 (Contd.) 


"था था cR os da dal BOE HÀ ern Os Se ee T 


(क). “प्रतिवादी के' लिए WD d 'प्रति न केवल देखभाल के 
कर्त्तव्य का "होंना“ teas होता है, बल्कि आवश्यक होता 
है कि 'उसनें उसकी "भग किया a’ उपरोक्त कधन के 
प्रकाश में, परीक्षण, कीजिए किं न्यायालय कैसे मालूम 
करेगा कि an प्रतिवादी! की तरफ से कर्त्तव्य का भंग 
किया गया है अथवा नहीं। निर्णयजन्य विधि का हवाला 


i 
aa, !* 30 


“उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 986 की अधिनियमिति 
"wd क्रियान्वयन “के साथ, भारत में एक नए उपभोक्ता 
विधि-शास्त्र का विकास हुआ है।”” विस्तारपूर्वक स्पष्ट 
कीजिए। 30 
खंड--ख 

निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। (प्रत्येक भाग का उत्तर 
50 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए)। अपने उत्तर को 
विधिक उपबंधों और निर्णयजन्य विधि के. द्वारा पुष्ट कीजिए :- 
5x4-60 

(क) “मानक फार्म संविदाएं, संविदा स्वातंत्र्य और पक्षकारों की 
सौदेबाजी शक्ति की समता कके स्थापित सिद्धांतों की पूर्ण 
अवहेलना में, विद्यमान है।'' विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। 

(ख) “जब तक कोई प्राथमिकतः दायी न हो, तंब तक गारंटी 
का कोई संविदा “नहीं हो सकता है।'' टिप्पणी कीजिए। 


(ख 


< 


7 (Contd.) 


(०) 


(d) 


(b 


“The great element of negotiability is the 
acquisition of property, by your own conduct, not 
by another's, that if you take it bonafide and for 
value nobody can,deprive you of it." Explain. 
"Lok-Adalats in India manifest the purpose and 
objectives laid.,down, in Alternate Dispute 
Resolution Schemes." Discuss. 


“Ratification is, ia. kind of affirmation of 
unauthorised acts.".Critically examine. Is there 
any difference between ‘agency. by estoppel’ and 
‘agency by ratification’ ? Discuss. 30 


A Central Government Medical Research Institute 
in collaboration with an MNC used a drug on 
experimental basis on humans for curing cancer. 
Some of the patients died due to this drug. In 
order to sue for compensation for such victims 
and violation of right to privacy, Mr. X, a relative 
of a deceased patient sought information through 
the instrumentality of Right to Information Act. 
The information was refused on the ground that 
it affects the contracting power of the Central 
Government with foreign companies and violates 
trade secrets too. Decide. 30 


8 (Contd.) 


(ग) “परक्राम्यता का महान तत्व संपत्ति का अपने स्वयं के 
आचरण के द्वारा अर्जन है, न कि किसी अन्य 'के आचरण 
के द्वारा, अर्थात्‌ यदि आप उसको सद्भावपूर्ण और मूल्यार्थ 
प्राप्त करते हैं, सो कोई भी आपको उससे वंचित नहीं 
कर सकता ।'' स्पष्ट कीजिए। 

(घ) “भारत में लोक-अदालतें “वैकल्पिक विवाद समाधान योजनाओं' 
में अधिकथित प्रयोजन और उद्देश्यों को दर्शाती हैं।'' 
चर्चा कीजिए। 


“अनुसमर्थन अप्राधिकृत कार्यो का एक प्रकार का प्रतिज्ञान. 
है।'' समालोचनापूर्वक परीक्षण क़ीजिए। क्या 'विबंध के 
द्वारा अभिकरण' और 'अनुसमर्थन के द्वारा अभिकरण” के 
बीच कोई अन्तर होता है ? चर्चा कीजिए। 30 
(ख) एक केंद्रीय सरकार चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने, एक 
बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग में, कैंसर का इलाज करने 
की एक दवा का मानवों पर प्रायोगिक आधार पर 
इस्तेमाल किया । उस दवा के कारण कुछ रोगियों की मृत्यु 
हो गई। ऐसे पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए और निजता 
के अधिकार के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर करने 
की दृष्टि से, एक रोगी के रिश्तेदार श्री % ने सूचना 
के अधिकार के हथियार के माध्यम से जानकारी मांगी। 
सूचना प्रदान करने से इन्कार कर दिया गया जिसका 
आधार बताया गया कि सूचना प्रदान विदेशी कंपनियों के 
साथ केंद्रीय सरकार की संविदाकरण शक्ति को प्रभावित 


करता है और व्यापार रहस्यों का भी उल्लंघन करता È | 
विनिश्चय कीजिए। 30 


फि 


~ 


9 (Contd.) 


(a) 


(b) 


(a) 


(b) 


“Competition Law -needs to have necessary 
provisions and teeth to examine and adjudicate 
upon anti-competitive practices." Examine and 
evaluate this statement in the context of the 
Competition Act, 2002. 30 
"The rise of Environmental Crimes in spite of 
Environmental Legislations is due to absence of 
adequate punitive methods of sentencing." Discuss. 
30 
*Passing of property and delivery of goods are 
two different concepts." Explain with the help of 
provisions of The Sale of Goods Act and case 
law. 30 
What is securing of digital signature under the 
Information Technology Act, 2000 ? State the 
duty of disclosure of the Certifying Authority, 
30 


I0 (Contd.) 


7.' ` (कं) “यह आवश्यक है कि प्रतियोगिता विधि में प्रतियोगितारोधी 


(ख) 


व्यवहारों का. परीक्षण करने और न्यायनिर्णयन करने के 
लिए आवश्यक उपबंध और धार मौजूद हों ।'' प्रतियोगिता 
अधिनियम, 2002 के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण 
और मूल्यांकन कीजिए। 30 


| “पर्यावरणीय fart के बावजूद, पर्यावरणीय अपराधों के 


उत्थान का कारण दंडादेश करने की पर्याप्त दंडात्मक 
विधियों की अनुपस्थिति Pa चर्चा कीजिए। 30 


“संपत्ति का संक्रांत करना..औरः माल काँ परिदान करना, 
दो भिन्न संकल्पनाएं हैं।”” माल विक्रय अधिनियम के 
उपबंधों और निर्णयजन्य विधि की सहायता से स्पष्ट 
कीजिए। 30 
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अंकीय 
हस्ताक्षर का सुनिश्चित करना क्या होता है ? प्रमाणकर्त्ता 
प्राधिकारी की, प्रकटन की ड्यूटी का कथन कीजिए। 
30 


Serial No. ( C-DTN-L-MBB | 


विधि 
प्रश्नपत्र] 
oS 
अनुदेश 


प्रत्येक Weg हिन्दी और अग्रेजी दोनों में छपा है। 

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए 

जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, 

और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तक के 

मुख-पृष्ठ पूर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना 

चाहिए । प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त 

अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक 

नहीं मिलेंगे । 

प्रशन संख्या 7 और s अनिवार्य हैं। बाकी प्रश्नों में 

से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्‍न चुनकर 

किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 

सभी प्रश्नों के अक समान हैं। 

a 

Note : English version of the Instructions is printed on the 
front cover of this question paper. 


I2 


